निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


नि 


संख्या 51 


27 अग्रहायण 1941 ( श 0 ) 
पटना , बुधवार , 

18 दिसम्बर 2019 ( ई 0 ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग - 1 -नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-18 
भाग - 1 - क - स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। 
भाग - 1 - ख - मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई 0 एससी 0 , 

बी 0 ए 0 , बी 0 एससी 0 , एम 0 ए 0 , 
एम 0 एससी 0 , लॉ भाग -1 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी 0 एस 0 ई 0 , डीप0 
इन - एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 
के परीक्षा - फल , कार्यक्रम , छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


और 2 , 


भाग - 5 -बिहार विधान मंडल में पुर : स्थापित 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या 
उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में 

पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग - 7 - संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ 

अनुमति मिल चुकी है। 
भाग - 8 – भारत की संसद में पुर : स्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग - 1 - ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग - 2 - बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले 

गये विनियम , आदेश , अधिसूचनाएं और 
नियम आदि । 


भाग - 9 - विज्ञापन 


भाग - 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं और 
नियम , भारत गजट । और राज्य गजटों के 
उद्धरण । 


भाग - 9 - क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग - 9 - ख -निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं 
इत्यादि । 

19-19 


- 


- 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक 


पूरक - क 


20-22 


2 


बिहार गजट , 18 दिसम्बर 2019 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 


पटना उच्च न्यायालय, पटना 


अधिसूचनाएं 

6 सितम्बर 2019 
सं 0 297 नि 0: -- श्री प्रदीप कुमार मलिक , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटिहार को माननीय मुख्य न्यायाधीश के 
आदेशानुसार, पटना उच्च न्यायालय, पटना के स्थापना में , तत्काल प्रभाव से, विशेष कार्य पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 

माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार, 

विधु भूषण पाठक , महानिबंधक । 
The 6th September 2019 
No. 297 A :--Hon ble the Chief Justice has been pleased to transfer Sri Pradeep 
Kumar Malik , District and Sessions Judge , Katihar as Officer on Special Duty in the 
Establishment of the Patna High Court, Patna with immediate effect. 

By Order of the Hon ble the Chief Justice , 

B.B. Pathak, Registrar General . 


7 सितम्बर 2019 
सं 0 298 नि 0: --निम्न तालिका के स्तंभ -2 में उल्लिखित प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय को , तालिका के 
स्तंभ -3 में निर्देशित स्थान एवं स्तम्भ 4 में दी गयी स्थानान्तरण श्रृंखला के अन्तर्गत जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में 
कार्य हेतु स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 
क्रम 

पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान स्थान का नाम जहाँ पदाधिकारी स्थानान्तरण श्रृंखला 
संख्या पदस्थापन का स्थान । 

स्थानान्तरित किए गए । 


1 . 


2 . 


3. 


4 . 


1 . 


रोहतास स्थित सासाराम 


सेवानिवृत श्री पारस 
नाथ राय के स्थान पर | 


2 . 


श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह , 
प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय , 
बेतिया 
श्री अवधेश कुमार दुबे, 
प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय , 
सासाराम । 
श्री सुभाष चन्द , 
प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, 
लखीसराय । 


3 . 


मुंगेर 

सेवानिवृत श्री ध्रुव 
नारायण यादव के 

स्थान पर । 
सुपौल 

दिनांक 30.09.2019 को 
(दिनांक 01.10.2019 के प्रभाव से) | सेवानिवृत हो रहे सुरेन्द्र 

प्रसाद पाण्डेय के स्थान 

पर । 


उच्च न्यायालय के आदेश से , 

विधु भूषण पाठक , महानिबंधक । 
The 7th September 2019 
No. 298 A : -- The Principal Judge , Family Court, named in column no . 2 of the 
table given below are hereby transferred and posted as District and Sessions Judges 
at the stations mentioned in column no . 3 of the table against their respective names 
and in chain as indicated in column no . 4 of the table given below : 


बिहार गजट , 18 दिसम्बर 2019 


3 


Chain of Transfer 


SI. 
No. 


Name of the station 
where the officer has 
been transferred . 

3 . 


1 . 


4 . 


1 . 


Rohtas at Sasaram 


Nameof the Officers with 
designation and present 
place of posting . 

2. 
Sri Rajendra Pratap Singh , 
Principal Judge , Family Court , 
Bettiah. 
Sri Awadhesh Kumar Dubey , 
Principal Judge , Family Court , 
Sasaram. 


Vice Sri Paras Nath 
Rai, since retired . 


2 . 


Munger 


Vice Sri Dhruva 
Narain Yadav , since 

retired. 


3 . 


Sri Subhash Chand , 
Principal Judge , Family Court , 
Lakhisarai. 


Supaul 
( w.e.f. 01.10.2019) 


Vice Sri Surendra 
Prasad Pandey , who 
is going to retire on 

30.09.2019. 


By order of the High Court, 
B.B. Pathak , Registrar General. 


7 सितम्बर 2019 
सं 0 299 नि 0 : -- निम्न तालिका के स्तंभ -2 में उल्लिखित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को , तालिका के स्तंभ -3 
में निर्देशित जजी एवं स्थान पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य करने हेतु स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया 
जाता है । 
क्रम पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का अ) नए स्थान का पदनाम 
संख्या स्थान जजी सहित । 

ब ) पदाधिकारी का साधारणतः अधिष्ठित रहने का 

स्थान 
स ) जजी जहाँ स्थानांतरित किये गये हैं । 


1 . 


2 . 


3 . 


1 . 


श्री धर्मेन्द्र 

कुमार 

सिंह , 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 
छपरा ( सारण ) 


अ ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 
ब ) बेनीपुर 
स ) दरभंगा 


2 . 


श्री अक्षय कुमार सिंह , 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 
बेनीपुर ( दरभंगा) 


अ ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 
ब ) दरभंगा 
स ) दरभंगा 


उच्च न्यायालय के आदेश से , 
विधु भूषण पाठक, महानिबंधक । 


, 


The 7th September 2019 
No. 299 A : -- The Additional District and Sessions Judges , named in column no . 2 
of the table given below are hereby transferrred and posted as Additional District and 
Sessions Judges in the Judgeship to be stationed ordinarily at the places mentioned in 
column no . 3 of thetable againsttheir respective names : 


4 


बिहार गजट , 18 दिसम्बर 2019 


SI. 
No. 


Nameof the Officers with (a ) Designation at the new station 
designation and present place of (b ) Place where the officer is to be 
posting with Judgeship . 

ordinarily stationed at 
(c ) Name of the Judgeship in which 
posted on transfer 

3 . 
Sri Dharmendra Kumar Singh , ( a ) Additional District and Sessions Judge 
A.D.J. , Chapra 

(b ) Benipur 
( Saran ) 

( c ) Darbhanga 


1 . 


2 . 


1 . 


2 . 


Sri Akshay Kumar Singh , 
A.D.J., Benipur 
(Darbhanga ) 


( a ) Additional District and Sessions Judge 
(b ) Darbhanga 
( c ) Darbhanga 


By order of the High Court, 
B.B. Pathak , Registrar General. 


7 सितम्बर 2019 
सं 0 302 नि : -- अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री फुल चन्द्र चौधरी, प्रधान न्यायाधीश , परिवार 
न्यायालय सम्प्रति विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार के राज्यपाल - सह - कुलाधिपति सचिवालय, बिहार, पटना के रूप में 
प्रतिनियुक्त को सेवानिवृत श्री अमृत लाल यादव के स्थान पर भोजपुर स्थित आरा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में 
स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

विधु भूषण पाठक , महानिबंधक । 
The 7th September 2019 
No. 302 A :---On being relieved of his present assignment, Sri Phool Chandra 
Choudhary , Principal Judge , Family Court, presently posted as Officer -On - Special Duty 
in the Governor -cum- Chancellor s Secretariat, Patna on deputation is transferred and 
posted as District and Sessions Judge of Bhojpur at Ara vice Sri Amrit Lal Yadav , since 
retired . 

By order of the High Court, 
B.B. Pathak , Registrar General. 


, 


7 सितम्बर 2019 
सं 0 300 नि 0: -- निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ) 
को उसी तालिका के स्तम्भ -3 में क्रमशः उनके नाम के सामने निर्देशित जजी एवं स्थान जहाँ पर वे अधिष्ठित रहेगे पर अवर 
न्यायाधीश सह अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है । 

पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च 
न्यायालय , क्रमांक संख्या 2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों को उनके पदस्थापन के जिला के क्षेत्राधिकारों के लिए प्रथम 
श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है, बशर्ते उनके द्वारा निष्पादित दिवानी तथा आपराधिक वादों की 
संख्या 30:70 के अनुपात में हो । 
क्रम संख्या पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का अ ) नये स्थान का पदनाम 
स्थान ( जजी सहित ) 

ब ) पदाधिकारी का साधारणतः अधिष्ठित रहने का 

स्थान 
स ) जजी / स्थान जहाँ नियुक्त किये जाते हैं । 

3 
1 . श्री ब्रजेश कुमार पाठक , 

( अ) अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक 
अवर न्यायाधीश |-सह - अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, दण्डाधिकारी, 
दानापुर (पटना) 

( ब ) औरंगाबाद 
( स ) औरंगाबाद 


1 


2 


बिहार गजट , 18 दिसम्बर 2019 


5 


2 . 


श्री संजीव कुमार || , 

( अ) अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक 
अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, 

दण्डाधिकारी, 
अररिया ( अररिया ) 

( ब ) मंझौल 
( स ) बेगूसराय 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

विधु भूषण पाठक, महानिबंधक । 
The 7th September 2019 
No. 300 A : ---The Judicial Officers of the cadre of Civil Judge ( Senior Division) 
named in column no . 2 of the table given below are transferred and posted as Sub 
Judge - cum - ACJM in the Judgeship to be stationed ordinarily at the station mentioned in 
column no . 3 of the table . 

Further in exercise of the powers conferred under Sub Section ( 3 ) of Section 
( 11) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974 ) the High Court are 
pleased to confer upon the Officers named below the powers of a Judicial Magistrate of 
the 1st Class for the concerned Districts , provided that they shall work in such a way that 
their disposal of Civil and Criminalmatters must be in the ratio of 30:70 . 
SI. No. Name of the Officer, designation ( a ) Designation at the new station 

and present place of posting (b ) Place where the officer is to be 
(with Judgeship ) 

stationed at ordinarily 
( c ) Name of the Judgeship /place in 

which transferred 
Sri Brajesh Kumar Pathak 

a ) Sub Judge- cum -ACJM 
Sub Judge l-Cum -A.C.J.M ., b ) Aurangabad 
Danapur (Patna ) 

c ) Aurangabad 
Sri Sanjeev Kumar II , 

a ) Sub Judge-cum -ACJM 
Sub Judge - Cum - A.C.J.M ., b ) Manjhaul 
Araria ( Araria ) 

c ) Begusarai 

By order of the High Court, 
B.B. Pathak , Registrar General. 


. 


2 . 


7 सितम्बर 2019 
सं 0 301 नि 0: -- निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों (असैनिक न्यायाधीश, कनीय 
कोटि ) को उसी तालिका के स्तम्भ -3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 

पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( अधिनियम 2, 1974 ) की धारा 11 की उपधारा ( 3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ -2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी ( असैनिक न्यायाधीश, 
कनीय कोटि ) को स्तंभ -4 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ 
प्रदान की जाती हैं । 
क्रम संख्या पदाधिकारियों का नाम, पदनाम एवं अ ) नए स्थान का पदनाम 

जिला का नाम 
वर्तमान पदस्थापन का स्थान ब ) साधारणतः अधिष्ठित रहने का 


स्थान 


स ) जजी जहाँ नियुक्त किए गये हैं । 


1 


2 


3 


4 


1 . 


श्री नरेश महतो, 
प्रथम न्यायिक दण्डाधिकारी - सह- अपर 
मुंसिफ , मंझौल ( बेगूसराय) 


अ ) न्यायिक दण्डाधिकारी 
ब ) लखीसराय 
स ) लखीसराय 


लखीसराय 


6 


बिहार गजट , 18 दिसम्बर 2019 


2. 


श्री जुनेद आलम , 

अ) न्यायिक दण्डाधिकारी 
प्रथम न्यायिक दण्डाधिकारी - सह- अपर ब ) लखीसराय 
मुंसिफ, बेगूसराय । 

स ) लखीसराय 


लखीसराय 


उच्च न्यायालय के आदेश से , 

विधु भूषण पाठक , महानिबंधक । 
The 7th 

September 2019 
No. 301 A : --- The Judicial Officers of the rank of Civil Judge ( Junior Division ) 
named in column no . 2 of the table given below are appointed as Judicial Magistrate in 
the judgeship to be stationed ordinarily at the place mentioned in column no . 3 of the 
table. 

Further in exercise of the powers conferred under Sub -Section ( 3 ) of Section 11 
of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974 ) the High Court are pleased to 
confer upon the officers named below , the powers of Judicial Magistrate 1 ° Class for 
the district noted against their names in column no . 4 of the table . 
Sl. No. Name of the Officers with (a ) Designation at the Name of the District 

designation and present new station. 
place of posting (b ) Place where the 

Officer is to be 
ordinarily stationed 

at . 
( c ) Name 

of the 
Judgeship in which 

posted . 
1 . 2 . 3 . 

4 . 
1 . Sri Naresh Mahto , 

Judicial Magistrate 
J.M. I- cum- A.M., Manjhaul Lakhisarai 

Lakhisarai 
(Begusarai) 

Lakhisarai 
2 . Sri Juned Alam , 

( a ) Judicial Magistrate 
J.M. I- cum- A.M. , (b ) Lakhisarai 

Lakhisarai 
Begusarai 

( c ) Lakhisarai 


By order of the High Court, 
B.B. Pathak , Registrar General. 


9 सितम्बर 2019 
सं0 303 नि 0: -- निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों ( असैनिक न्यायाधीश, कनीय 
कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ -3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर मुंसिफ नियुक्त किया जाता है । 

पदाधिकारी को आवश्यकतानुसार, बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्ट बिहार एमेंडमेंट ऐक्ट -2013 (ऐक्ट XIV , 
2014) द्वारा संबोधित बंगाल , आगरा एवं आसाम सिविल कोर्ट ऐक्ट , 1887 (ऐक्ट XII, 1887 ) की धारा 19 की उपधारा (2 ) 
के अन्तर्गत उक्त तालिका के स्तम्भ -4 में यथानिर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर होने वाले मौलिक वादों 
की साधारण प्रक्रिया के अधीन निष्पादन की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 

सम्बन्धित पदाधिकारियों को उसी स्तम्भ -4 में निर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकारी के अन्दर लघुवाद 
न्यायालय द्वारा संज्ञेय वादों के निष्पादन के लिए ऐसे न्यायालय के न्यायाधीश की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 

स्तम्भ -4 में दी गयी शक्तियों का प्रयोग तबतक नहीं किया जाय जबतक कि वे बिहार राज्य पत्र या जिला राज्यपत्र 
में अधिसूचित न हो जायें । 


बिहार गजट , 18 दिसम्बर 2019 


7 


क्रम 

पदाधिकारियों का नाम, पदनाम 
संख्या एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान 

जजी सहित 


अ) नए स्थान का पदनाम 
ब ) साधारणतः अधिष्ठित रहने का 

स्थान 
स ) जजी जहा नियुक्त किए गये हैं 


नये स्थान पर पदाधिकारियों को प्रदान 
की गयी विशेष शक्तियाँ 
अ) बंगाल , आगरा एण्ड आसाम 

सिविल कोर्ट ऐक्ट के अंतर्गत 

( साधारण प्रक्रिया) 
ब ) प्रोविन्सिीयल स्मॉल कॉजेज कोर्टस 

ऐक्ट 1987 के अंतर्गत 


1 


2 


3 


4 


1. श्री रमेश कुमार, 

प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी, 
बक्सर । 


2. श्री राहुल किशोर, 
प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी, 
औरंगाबाद । 


रूपये तक 


3. श्री शिव कुमार शर्मा, 
प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी, 
अररिया । 


अ) मुंसिफ (असैनिक न्यायाधीश , कनीय अ) बक्सर मुंसिफी की स्थानीय 
कोटि ) 

सीमाओं के अंतर्गत 150000 रूपये 
ब ) बक्सर 

तक 
| स ) बक्सर 

ब ) बक्सर मुंसिफी की स्थानीय 

सीमाओं के अंतर्गत 1000 रूपये 

तक लघुवाद की शक्तियाँ 
अ) मुंसिफ (असैनिक न्यायाधीश, कनीय अ) औरंगाबाद मुंसिफी की स्थानीय 
कोटि ) 

सीमाओं के अंतर्गत 150000 
ब ) औरंगाबाद 
स ) औरंगाबाद 

ब) औरंगाबाद मुंसिफी की स्थानीय 

सीमाओं के अंतर्गत 1000 रूपये 

तक लघुवाद की शक्तियाँ 
अ ) मुंसिफ ( असैनिक न्यायाधीश , कनीय अ) अररिया मुंसिफी की स्थानीय 
कोटि ) 

सीमाओं के अंतर्गत 150000 
ब ) अररिया 
स ) अररिया 

ब ) अररिया मुंसिफी की स्थानीय 

सीमाओं के अंतर्गत 1000 रूपये 

तक लघुवाद की शक्तियाँ 
अ) मुंसिफ ( असैनिक न्यायाधीश , कनीय अ) कहलगाँव मुंसिफी की स्थानीय 
कोटि ) 

सीमाओं के अंतर्गत 150000 
ब ) कहलगॉव 

रूपये तक 
स ) भागलपुर 

ब ) कहलगाँव मुंसिफी की स्थानीय 

सीमाओं के अंतर्गत 1000 रूपये 
तक लघुवाद की शक्तियाँ 


रूपये तक 


4. श्री विजय कुमार मिश्रा, 

प्रथम न्यायिक 
दंडाधिकारी - सह - अपर मुंसिफ , 
भागलपुर । 


उच्च न्यायालय के आदेश से , 

विधु भूषण पाठक, महानिबंधक । 
The 9th September 2019 
No. 303 A :--- The Judicial Officers of the rank of Civil Judge ( Junior Division ) 
named in column no . 2 of the table given below are appointed as Munsif (Civil Judge , 
Jr. Div .) in the judgeship to be stationed ordinarily at the place mentioned in column no . 
3 of the table . 

As mentioned in column no . 4 , the officers are also vested with the powers under 
Sub - section (2 ) of Section - 19 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Acts, 1887, 
(Act XII of 1887 ) as amended by the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Bihar 
Amendment Act, 2013 (Act 14 of 2014 ) to try under ordinary procedure original suits of 
Pecuniary and Territorial Jurisdiction . 

As further mentioned in column no . 4 , the officers are also vested with powers of 
the Court of small causes for the trial of suits cognizable by such a Court with the 
necessary Pecuniary and Territorial Jurisdiction . 

The powers vested as per column no . 4 , should not be exercised by the officers 
concerned unless it is published in the Bihar Gazette or in the District Gazette. 


8 


PER OTT, 18 faltep 2019 


SI. Name of the Officer a ) Designation at the new Special Power with which 
No. with designation and station . 

the Officer is vested at 
present place of b ) Place where the officer the new station 
posting 

is to be stationed at a ) Under the Bengal, 
ordinarily . 

Agra and Assam Civil 
c ) Name of the Judgeship Court Acts (under 

in which appointed on ordinary procedure). 
transfer. 

b ) Under the provincial 

small causes Courts 
Act, 1987 


1 


2 


3 


4 


1 


Sri Ramesh Kumar, 
J.M. 1st Class , 
Buxar 


a ) Munsif (Civil Judge , Jr. 

Div .) 
b ) Buxar 
c ) Buxar 


2 


Sri Rahul Kishore , 
J.M. 1st Class , 
Aurangabad 


a ) Munsif (Civil Judge , Jr. 

Div.) 
b ) Aurangabad 
c ) Aurangabad 


a ) Rs. 1,50,000 /- within the 

local limits of Buxar 

Munsifi . 
b ) S.C.C. Powers of Rs. 

1000 /- within the local 

limits of Buxar Munsifi. 
a ) Rs.1,50,000 /- within the 

local limits of 

Aurangabad Munsifi. 
b ) S.C.C. Powers of Rs. 

1000 / - within the local 
limits of Aurangabad 

Munsifi. 
a ) Rs. 1,50,000 /- within the 

local limits of Araria 

Munsifi . 
b ) S.C.C. Powers of Rs. 

1000 /- within the local 

limits of Araria Munsifi. 
a ) Rs.1,50,000 /- within the 

local limits of Kahalgaon 

Munsifi. 
b ) S.C.C. Powers of Rs. 

1000 /- within the local 
limits of Kahalgaon 
Munsifi. 


3 


Sri Shiv Kumar a ) Munsif (Civil Judge , Jr. 
Sharma , 

Div .) 
J.M. 154 Class , 

b ) Araria 
Araria 

c ) Araria 


4 


Sri Vijay Kumar a ) Munsif (Civil Judge , Jr. 
Mishra , 

Div.) 
J.M. I - cum- A.M., b ) Kahalgaon 
Bhagalpur 

c ) Bhagalpur 


By order of the High Court , 
B.B. Pathak , Registrar General. 


21 Agt 2019 
FO 314 A FO :-- 279 Yeu pulch GUSTE CHRT, 3742 years Falch GUETTATI ya pili ÇUSIECHTET , 
प्रथम श्रेणी जो इस रूप में कम - से - कम तीन साल की सेवा पूरी कर चुके हैं और जो व्यवहार न्यायालय में आगामी दुर्गापूजा 
अवकाश में कार्यरत रहेगें उन्हें उस अवधि के लिए इसके द्वारा आवश्यक वस्तु ( संशोधन) अधिनियम, 1964 (47–1964 ) द्वारा 
यथा संशोधित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत उनके अपने - अपने जिलों / अनुमंडलों में उक्त अधिनियम की 
धारा -3 के अधीन बने किसी ऐसे आदेश जिसे राजपत्र अधिसूचित आदेश द्वारा उस संबंध में उल्लेखित है, के उल्लंघन के 


बिहार गजट , 18 दिसम्बर 2019 


9 


संबंध में हुए अपराधों के विषय में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 ( अधिनियम 2, 1974) की धारा 260(1) ( सी ) के अधीन संक्षिप्त 
विचारण करने की शक्तियाँ अस्थायी रूप से प्रदान की जाती है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से . 

विधु भूषण पाठक , महानिबंधक । 
The 21st September 2019 
No. 314 A : --- All the Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial 
Magistrate and Judicial Magistrate , 1st Class who have completed at least three years of 
service as such and who are detained during ensuing Civil Court s Durga Puja Vacation 
are hereby vested temporarily , for this period only, with the powers u /s 260( 1 )(c ) of the 
code of Criminal Procedure 1973 ( Act 2 of 1974) for the summary trial of offences 
arising generally within their respective Districts /Sub -Divisions relating to the 
contravention of any order made under sections 3 of the Essential commodities Act as 
amended by Essential Commodities (Amendment) Act 1964 (no . 47 of 1964 ) and duly 
notified in the official Gazette as laid down in section 12A of the Essential Commodities 
Act 1955 . 

By order of the High Court, 
B.B. Pathak , Registrar General. 


, 


21 सितम्बर 2019 
सं 0 316 नि 0 :--निम्नलिखित न्यायिक पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने तालिका के स्तम्भ III में अंकित तिथि से 
बिहार वरीय न्यायिक सेवा संवर्ग में संपुष्ट किया जाता है: 


क्रम संख्या 


पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान 


सम्पुष्टि की तिथि 


॥ 


III 


- 


3 . 


5 . 


1 . श्री राघवेन्द्र मणि त्रिपाठी, 

08.08.2014 
प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, कैमूर, भभुआ । 
2 . श्री राज कुमार ||, 

06.08.2014 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना । 
श्री ईशरातुल्लाह, 

25.08.2014 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मधुबनी । 
4 . श्री आनंद बिहारी श्रीवास्तव, 

27.07.2015 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ( सेवानिवृत्त ) । 
श्री भरत सिंह , 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 

24.07.2015 
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी । 
6 . श्री कृष्णा प्रताप सिंह, 

16.07.2015 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, किशनगंज । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

विधु भूषण पाठक , महानिबंधक । 
The 21st September 2019 
No. 316 A : The following officers are confirmed in the cadre of Bihar Superior 
Judicial Service with effect from the dates mentioned against their respective names in 
column III of the table given below : 
SI. No. Name of the Officer with designation and present Date of confirmation 

place of posting 
॥ 

III 
1 . Sri Raghwendra Mani Tripathi 

08.08.2014 
Principal Judge , Family Court, Kaimur at Bhabhua 


10 


बिहार गजट , 18 दिसम्बर 2019 


2 . 


06.08.2014 


3 . 


25.08.2014 


4 . 


27.07.2015 


Sri Raj Kumar II, 
Additional District and Sessions Judge, Patna 
Sri Ishratullah , 
Additional District and Sessions Judge , Madhubani 
Sri Anand Bihari Srivastava , 
Additional District and Sessions Judge (Retired ) 
Sri Bharat Singh, 
Additional District and Sessions Judge , 
East Champaran at Motihari 
Sri Krishna Pratap Singh , 
Additional District and Sessions Judge, Kishanganj 


5 . 


24.07.2015 


6 . 


16.07.2015 


By the Order of the High Court, 
B.B. Pathak , Registrar General. 


1 अक्तूबर 2019 
सं 0 327 नि 0 :-- श्री संतोष कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेगूसराय को हिलसा के अपर जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

विधु भूषण पाठक, महानिबंधक । 
The 1st October 2019 
No. 327 A :--- Sri Santosh Kumar, Additional District and Sessions Judge , 
Begusarai is transferred and posted as Additional District and Sessions Judge of Hilsa . 

By the Order of the High Court, 
B.B. Pathak , Registrar General. 


, 


4 अक्तूबर 2019 
सं 0 328 नि 0 : -- निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि ) 
को उसी तालिका के स्तम्भ -3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर मुंसिफ एवं उच्च न्यायालय द्वारा दंडाधिकारी की आवश्यक 
शक्तियाँ प्रदान किये जाने पर न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 

पदाधिकारी को आवश्यकतानुसार , बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्ट बिहार एमेंडमेंट ऐक्ट -2013 (ऐक्ट XIV , 
2014) द्वारा संबोधित बंगाल , आगरा एवं आसाम सिविल कोर्टस ऐक्ट , 1887 (ऐक्ट XII, 1887 ) की धारा 19 की उपधारा (2 ) 
के अन्तर्गत उक्त तालिका के स्तम्भ -4 में यथानिर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर होने वाले मौलिक वादों 
की साधारण प्रक्रिया के अधीन निष्पादन की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 

सम्बन्धित पदाधिकारी को उसी स्तम्भ -4 में निर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकारी के अन्दर लघुवाद न्यायालय 
द्वारा संज्ञेय वादों के निष्पादन के लिए ऐसे न्यायालय के न्यायाधीश की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 

स्तम्भ -4 में दी गयी शक्तियों का प्रयोग तबतक नहीं किया जाय जबतक कि वे बिहार राज्य पत्र या जिला राज्यपत्र 
में अधिसचित न हो जायें । 
क्रम 

पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं अ ) नए स्थान का पदनाम नये स्थान पर अधिकारियों को प्रदान 
संख्या | वर्तमान पदस्थापन का स्थान जजी ब ) साधारणत: अधिष्ठित रहने का की गयी विशेष शक्तियाँ 
सहित स्थान 

अ) बंगाल , आगरा एण्ड आसाम 
स ) जजी जहा नियुक्त कि गये हैं सिविल कोर्ट ऐक्ट के अंतर्ग 

( साधारन प्रक्रिया) 
ब ) प्रोविन्सिीयल स्मॉल कोजेज 

कोर्टस ऐक्ट 1987 के अंतर्गत 


1 


2 


3 


4 


1. श्री अभिषेक कुमार , 

न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम 
श्रेणी - सह - अपर मुंसिफ , 
समस्तीपुर । 


अ) मुंसिफ (असैनिक न्यायाधीश , 

कनीय कोटि ) 
ब ) दलसिंगसराय 
स ) समस्तीपुर 


अ) दलसिंगसराय मुंसिफी की 

स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 

150000 रूपये तक 
ब) दलसिंगसराय मुंसिफी की 


बिहार गजट , 18 दिसम्बर 2019 


11 


स्थानी सीमाओं के अंतर्गत 
1000 रूपये तक लघुवाद की 

शक्तियाँ 
2. श्री राकेश रंजन , 

अ) मुंसिफ (असैनिक न्यायाधीश, अ) शेरघाटी मुंसिफी की स्थानीय 
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम 

कनीय कोटि ) 

सीमाओं के अंतर्गत 150000 
श्रेणी - सह - अपर मुंसिफ , ब ) शेरघाटी 

रूपये तक 
गया । स ) गया 

ब) शेरघाटी मुंसिफी की स्थानी 

सीमाओं के अंतर्गत 1000 रूपये 
तक लघुवाद की शक्तियाँ 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

विधु भूषण पाठक, महानिबंधक । 
The 4th October 2019 
No. 328 A : --- The Judicial Officers of the rank of Civil Judge ( Junior Division) 
named in column no . 2 of the table given below are appointed as Munsif (Civil Judge , 
Jr. Div .) in the judgeship to be stationed ordinarily at the place mentioned in column no . 
3 of the table . 

As mentioned in column no . 4 , the officers are also vested with the powers under 
Sub-section ( 2 ) of Section- 19 of the Bengal , Agra and Assam Civil Courts Acts, 1887, 
( act XII of 1887 ) as amended by the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Bihar 
Amendment Act, 2013 ( Act 14 of 2014 ) to try under ordinary procedure original suits of 
Pecuniary and Territorial Jurisdiction . 

As further mentioned in column no . 4 , the officers are also vested with powers of 
the Court of small causes for the trial of suits cognizable by such a Court with the 
necessary Pecuniary and Territorial Jurisdiction . 

The powers vested as per column no . 4 , should not be exercised by the officers 
concerned unless it is published in the Bihar Gazette or in the District Gazette . 
SI. Name of the Officer a ) Designation at the new Special Power with which 
No. with designation and station. 

the Officer is vested at 
present place of b ) Place where the officer the new station 
posting 

is to be stationed at a ) Under the Bengal , 
ordinarily . 

Agra and Assam Civil 
c ) Name of the Judgeship Court Acts (under 

in which appointed on ordinary procedure). 
transfer. 

b ) Under the provincial 

small causes Courts 
Act ,1987 


1 


2 


3 


4 


1. Sri Abhishek Kumar 

J.M. I -cum- A.M., 
Samastipur 


a ) Munsif (Civil Judge , Jr. 

Div .) 
b ) Dalsingsarai 
c ) Samastipur 


a) Rs.1,50,000/- within the 
local limits 

of 
Dalsingsarai Munsifi . 
b ) S.C.C. Powers of Rs . 

1000 / - within the local 
limits of Dalsingsarai 
Munsifi. 


12 


बिहार गजट , 18 दिसम्बर 2019 


2 Sri Rakesh Ranjan 

J.M. I-cum- A.M., 
Gaya 


a ) Munsif ( Civil Judge, Jr. 

Div .) 
b ) Sherghati 
c ) Gaya 


a) Rs.1,50,000 / - within the 

local limits of Sherghati 

Munsifi . 
b ) S.C.C. Powers of Rs. 

1000 /- within the local 
limits of Sherghati 
Munsifi. 


By the Order of the High Court, 
B.B. Pathak , Registrar General. 


4 अक्तूबर 2019 
सं 0 329 नि 0: -- निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी ( असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि ) 
को उसी तालिका के स्तम्भ -3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 

पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश , 
कनीय कोटि ) को स्तंभ -4 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ 
प्रदान की जाती हैं । 


क्रम संख्या 


जिला का नाम 


पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं 
वर्तमान पदस्थापन का स्थान 


अ ) नए स्थान का पदनाम 
ब ) साधारणतः अधिष्ठित रहने का 

स्थान 
स) जजी जहाँ नियुक्त किए गये हैं । 


1 


2 


3 


4 


1 


श्री सुभाष कुमार, 
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, 


अ) न्यायिक दण्डाधिकारी 
ब ) शेरघाटी 
स ) गया 


गया 


गया । 


उच्च न्यायालय के आदेश से , 
विधु भूषण पाठक, महानिबंधक । 


The 4th October 2019 


No. 329 A :--- The Judicial Officer of the rank of Civil Judge (Junior Division ) 
named in column no . 2 of the table given below is appointed as Judicial Magistrate in 
the judgeship to be stationed ordinarily at the place mentioned in column no . 3 of the 


table. 


Further in exercise of the powers conferred under Sub -Section (3 ) of Section 11 
of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act 2 of 1974 ) the High Court are pleased to 
confer upon the officer named below , the powers of Judicial Magistrate 1st Class for the 
district noted against his name in column no . 4 of the table . 


बिहार गजट , 18 दिसम्बर 2019 


w 


Sl. No. Name of the Officer with (a ) Designation at the Name of the District 

designation and present new station . 
place of posting (b ) Place where the 

Officer is to be 
ordinarily stationed 

at . 
( c ) Name of the 

Judgeship in which 

posted. 
2 3 

4 
1 . Sri Subhash Kumar (a ) Judicial Magistrate 
J.M. 1 ° Class , (b ) Sherghati 

Gaya 
Gaya 

( c ) Gaya 

By Order of the High Court , 
B.B. Pathak , Registrar General. 


4 अक्तूबर 2019 
सं0 330 नि 0: -- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम 2, 1974 ) की धारा 11 की उपधारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ -2 में उल्लिखित परिक्षेमान असैनिक न्यायाधीश 
( कनीय कोटि ) को स्तंभ-3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ 
प्रदान की जाती है 
क्रम संख्या पदाधिकारियों का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का 

जिला का नाम 
स्थान 


1 . 


2. 


3 . 


1 . 


श्री समीर कुमार, 


परिक्षेमान असैनिक न्यायाधीश ( कनीय कोटि ), 

पश्चिम चम्पारण 
बेतिया (पश्चिम चम्पारण ) 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

विधु भूषण पाठक, महानिबंधक । 
The 4th October 2019 
No. 330 A :-- In exercise of the powers conferred under Sub -Section (3 ) of 
Section 11 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act 2 of 1974 ) the High Court are 
pleased to confer upon the Probationary Civil Judge (Junior Division ) named in column 
no . 2 of the table given below , the powers of Judicial Magistrate 2nd Class for the District 
noted against his name in column no . 3 of the table . 
SI. No. Name of Officer with designation and Name of the District 

present place of posting 


1 


3 


1 . 


2 
Sri Sameer Kumar, 
Probationary Civil Judge (Junior Division ), 
Bettiah (West Champaran ). 


West Champaran 


By Order of the High Court, 
B.B. Pathak , Registrar General. 


14 


बिहार गजट , 18 दिसम्बर 2019 


4 अक्तूबर 2019 
सं0 331 नि 0: -- निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि ), 
को उसी तालिका के स्तम्भ -3 में क्रमशः उनके नाम के सामने निर्देशित जजी एवं स्थान जहाँ पर वे अधिष्ठित रहेगे पर अवर 
न्यायाधीश सह अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के रूप में स्थानांतरित एवं नियुक्त किया जाता है । 

पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च 
न्यायालय, क्रमांक संख्या 2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों को उनके पदस्थापन के जिला के क्षेत्राधिकारों के लिए प्रथम 
श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है, बशर्ते उनके द्वारा निष्पादित दिवानी तथा आपराधिक वादों की 
संख्या 30:70 के अनुपात में हो । 


क्रम संख्या | पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का अ ) नये स्थान का पदनाम 
स्थान (जजी सहित ) 

ब ) पदाधिकारी का साधारणतः अधिष्ठित रहने का 

स्थान 
स ) जजी / स्थान जहाँ नियुक्त किये जाते हैं । 


1 . 


2. 


3 . 


1 . 


2 . 


- 


श्री संजीव कुमार || , 

( अ) अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक 
अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , 

दण्डाधिकारी, 
मंझौल ( बेगूसराय) 

( ब ) औरंगाबाद 

( स ) औरंगाबाद 
श्री राजीव कुमार भारती, 

( अ) अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक 
अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, 

दण्डाधिकारी , 
बेगूसराय (बेगूसराय ) 

( ब ) मंझौल 
( स ) बेगूसराय 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

विधु भूषण पाठक, महानिबंधक । 
The 4th October 2019 
No. 331 A : --- The Judicial Officers of the cadre of Civil Judge (Senior Division ) 
named in column no . 2 of the table given below are transferred and posted as Sub 
Judge -cum - ACJM in the Judgeship to be stationed ordinarily at the station mentioned in 
column no . 3 of the table . 

Further in exercise of the powers conferred under Sub Section ( 3 ) of Section ( 11 ) 
of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act 2 of 1974 ) the High Court are pleased to 
confer upon the Officer named below the powers of a Judicial Magistrate of the 1 ° Class 
for the concerned Districts , provided that they shall work in such a way that their 
disposal of Civil and Criminalmatters must be in the ratio of 30:70 . 
SI. No. Name of the Officer, designation( a ) Designation at the new station 

and present place of posting (b ) Place where the officer is to be 
(with Judgeship ) 

stationed at ordinarily 
( c ) Name of the Judgeship / place in 

which transferred 
1 . Sri Sanjeev Kumar II, 

a ) Sub Judge - cum - ACJM 
Judge-Cum - A.C.J.M ., 

b ) Araria 
Manjhaul (Begusarai) 

c ) Araria 
2 . Sri Rajeev Kumar Bharti, 

a ) Sub Judge- cum -ACJM 
Sub Judge -Cum - A.C.J.M ., b ) Manjhaul 
Begusarai (Begusarai) 

c ) Begusarai 

By Order of the High Court, 
B.B. Pathak , Registrar General. 


बिहार गजट , 18 दिसम्बर 2019 


15 


4 अक्तूबर 2019 
सं 0 333 नि 0: --निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों (असैनिक न्यायाधीश, कनीय 
कोटि ) को उसी तालिका के स्तम्भ -3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 

पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों (असैनिक न्यायाधीश, 
कनीय कोटि) को स्तंभ -4 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ 
प्रदान की जाती हैं । 
क्रम संख्या पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान | अ) नए स्थान का पदनाम 

जिला का नाम 
पदस्थापन का स्थान 

ब ) साधारणतः अधिष्ठित रहने का 

स्थान 
स ) जजी जहाँ नियुक्त किए गये हैं । 


1 


2 


3 


4 


1. 


पूर्वी चम्पारण 


श्री उमेश प्रसाद , 
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, 
जहानाबाद । 
श्री प्रणव कुमार भारती, 
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, 
जहानाब 


अ) न्यायिक दण्डाधिकारी 
ब ) सिकरहाना 
स ) पूर्वी चम्पारण 
अ ) न्यायिक दण्डाधिकारी 
ब ) बेनीपुर 
स ) दरभंगा 


2 . 


दरभंगा 


- 


उच्च न्यायालय के आदेश से , 

विधु भूषण पाठक , महानिबंधक । 
The 4th October 2019 
No. 333 A :--- The Judicial Officers of the rank of Civil Judge (Junior Division ) 
named in column no . 2 of the table given below are appointed as Judicial Magistrate in 
the judgeship to be stationed ordinarily at the place mentioned in column no. 3 of the 
table . 

Further in exercise of the powers conferred under Sub - Section ( 3 ) of Section 11 
of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act 2 of 1974 ) the High Court are pleased to 
confer upon the officer named below , the powers of JudicialMagistrate 1 ° Class for the 
district noted against their names in column no . 4 of the table . 
SI. No. | Name of the Officer with ( a) Designation at the Name of the District 

designation and present new station . 
place of posting (b ) Place where the 

Officer is to be 
ordinarily stationed 


at . 


4 


1 . 


(c ) Name of the 

Judgeship in which 
posted . 

3 
(a ) JudicialMagistrate 
(b ) Sikrahana 
(c ) East Champaran 
( a ) JudicialMagistrate 
(b ) Benipur 
( c ) Darbhanga 


J.M. 1st 


2 
Sri Umesh Prasad 

Class , 
Jehanabad 
Sri Pranav Kumar Bharti 
J.M. 1st Class, 
Jehanabad 


East Champaran 


2 . 


Darbhanga 


By Order of the High Court , 
B.B. Pathak , Registrar General. 


, 


16 


बिहार गजट , 18 दिसम्बर 2019 


14 अक्तूबर 2019 
सं 0 334 नि : -अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री नीतिश कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 
मुजफ्फरपुर की सेवायें बिहार राज्य पावर ( होल्डिंग ) कम्पनी लिमिटेड, पटना के अधीन उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी 
लिमिटेड के तिरहुत एरिया, मुजफ्फरपुर के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु 
राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन सौंपी जाती है, जिनकी नियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होगी । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

विधु भूषण पाठक, महानिबंधक । 
The 14th October 2019 
No. 334 A : --- On being relieved of his present assignment, the services of Sri 
Nitish Kumar , Additional District & Sessions Judge, Muzaffarpur is placed at the 
disposal of the State Government in the Department of General Administration , Patna 
for his appointment as Presiding Officer, Special Court, Tirhut Area , Muzaffarpur under 
North Bihar Power Distribution Company Limited of Bihar State Power (Holding ) 
Company Limited , Patna , on deputation basis , for a maximum period of three years . 

By Order of the High Court, 
B.B. Pathak , Registrar General. 


- 


। 


14 अक्तूबर 2019 
सं 0 335 नि ० : -- अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री रणविजय कुमार, सब जज - सह - ए0 सी 0 जे 0 एम 0 , 
पटना की सेवायें, निबंधक , भू - सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण , बिहार , पटना के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति 
हेतु राज्य सरकार के अधीन, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना को सौंपी जाती है, जिनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम 
तीन वर्षों की होंगी । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

विधु भूषण पाठक, महानिबंधक । 
The 14th October 2019 
No. 335 A :---On being relieved of his present assignment, the services of Sri 
Ranvijay Kumar, Sub Judge -cum - ACJM , Patna is placed at the disposal of the State 
Government in the Department of General Administration , Govt. of Bihar, Patna for his 
appointment as Registrar in Real Estate Appellate Tribunal, Bihar, Patna on deputation 
basis for a maximum period of three years . 

By Order of the High Court, 
B.B. Pathak , Registrar General. 


, 


15 अक्तूबर 2019 
सं 0 336 नि 0 : -न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त निम्नलिखित (असैनिक न्यायाधीश, कनीय 
कोटि ) की सेवा उनके नाम के सम्मुख स्तंभ-3 में उल्लेखित तिथि के प्रभाव से संपुष्ट की जाती है । 
क्रमांक पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं पदस्थापन का स्थान 

स्पुष्टि की तिथि 
01. 

श्री राम शकल राम, 
न्यायिक दंडाधिकारी, गोपालगंज ( सेवानिवृत्त ) 

30.09.2018 
24 वीं न्यायिक सेवा 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

विधु भूषण पाठक, महानिबंधक । 
The 15th October 2019 


No. 336 A : --- The service of following (Civil Judge , Junior Division ) appointed on 
the basis of the result of 24th Judicial Service Competitive Examination is hereby 
confirmed w.e.f. the date indicated against his name in column 3 . 


बिहार गजट , 18 दिसम्बर 2019 


17 


SI. No. 


Date of Confirmation 


01. 


Name, designation and place of 

posting of the Officer 
Sri Ram Sakal Ram , 
J.M. 1st Class , Gopalganj (Retired ) 
24th Bihar Judicial Service 


30.09.2018 


By Order of the High Court , 
B.B. Pathak , Registrar General. 


- 


16 अक्तूबर 2019 
सं 0 337 नि 0 :-- श्री आशुतोष खेतान , अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, दरभंगा वर्तमान में 
निलंबित को तत्काल प्रभाव से पटना व्यवहार न्यायालय स्थानांतरित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

विधु भूषण पाठक, महानिबंधक । 
The 16th October 2019 
No. 337 A:--- Sri Ashutosh Khetan, Sub Judge - cum -A.C.J.M ., 

Darbhanga 
presently under suspension is transferred to Patna Civil Court with immediate effect. 

By Order of the High Court, 
B.B. Pathak , Registrar General. 


23 अक्तूबर 2019 
सं0 343 नि 0: -- शिल्पी सोनीराज , विशेष कार्य पदाधिकारी, मुख्य न्यायाधीश सचिवालय, पटना उच्च न्यायालय, 
पटना, जो वर्तमान में निबंधक (निगरानी), पटना उच्च न्यायालय , पटना से जुड़ी हैं को तत्काल प्रभाव से संयुक्त निबंधक 
(स्थापना), पटना उच्च न्यायालय, पटना नियुक्त किया जाता है । 

मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार , 

विधु भूषण पाठक , महानिबंधक । 
The 23rd October 2019 
No. 343 A :--Hon ble the Chief Justice has been pleased to appoint Ms. Shilpee 
Soniraj, Officer on Special Duty in the Chief Justice s Secretariat, Patna High Court, 
Patna , presently attached with Registrar (Vigilance ), Patna High Court, Patna as Joint 
Registrar (Establishment), Patna High Court, Patna with immediate effect . 

By Order of the Hon ble the Chief Justice , 

B.B. Pathak , Registrar General. 


23 अक्तूबर 2019 
सं0 344 नि ०:-- अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री विनोद कुमार गुप्ता, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 
गया की सेवायें बिहार राज्य पावर (होल्डिंग ) कम्पनी लिमिटेड, पटना के अधीन दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रब्यूशन कम्पनी 
लिमिटेड के मगध एरिया, गया के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु राज्य के 
सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन सौंपी जाती है, जिनकी नियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होगी । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

विधु भूषण पाठक , महानिबंधक । 
The 23rd October 2019 


No. 344 A :--- On being relieved of his present assignment, the services of Sri 
Vinod Kumar Gupta , Additional District & Sessions Judge , Gaya is placed at the 
disposal of the State Government in the Department of General Administration , Patna 
for his appointment as Presiding Officer, Special Court, Magadh Area , Gaya under 


18 


बिहार गजट , 18 दिसम्बर 2019 


South Bihar Power Distribution Company Limited of Bihar State Power (Holding) 
Company Limited , Patna, on deputation basis, for a maximum period of three years. 

By Order of the High Court, 
B.B. Pathak , Registrar General. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 

39-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http : // egazette . bih.nic.in 


बिहार गजट , 


बिहार गजट , 18 दिसम्बर 2019 


19 


भाग - 9 - ख 
निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 

सूचनाएं इत्यादि 


सूचना 


, 


सं 0 1362 -- मैं , शिखा सिंह , पत्नी विकास कुमार वर्मा, साकिन दुर्गा चरण लेन , 
गुलजारबाग , जिला पटना -7 दिनांक 12.09.2019 को अपने उपनाम बदलने हेतु निष्पादित शपथ पत्र सं . 7081 / 2019 
के द्वारा सभी जगहों पर शिखा वर्मा के नाम से जानी एवं पहचानी जाउंगी । 

शिखा सिंह । 


No. 1398.---I Biva Sinha W/ o Binod Kumar Sinha residing Mangal Bhawan, A.K. Road , 
Machhuatoli, P.O.- Bankipur , P.S. - Kadamkuan, Dist.- Patna 800004 Vide Affidavit No. - 16213 
dated 12.10.2019 shall be known Vibha Sinha for all future purpose . 

Biva Sinha. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 

39-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http : // egazette . bih.nic.in 


20 


बिहार गजट , 18 दिसम्बर 2019 


बिहार गजट 


का 


प्राधिकारी द्वारा 


पूरक ( अ 0 ) 

प्रकाशित 


सं 0 08 / नि ० या०-11-02 / 2016, सा . - 16353 

सामान्य प्रशासन विभाग 


संकल्प 

2 दिसम्बर 2019 
श्री सुरेश पासवान (बि 0 प्र0 से0), कोटि क्रमांक 442/11, तत्कालीन विशेष सचिव, अनुसूचित जाति एवं जनजाति 
कल्याण विभाग , बिहार , पटना के विरूद्ध राज्य के बाहर विभिन्न तकनीकी संस्थानों / महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित 
जाति / जनजाति के छात्रों तथा छात्राओं को वर्ष 2013-14 एवं इसके पूर्व के वर्षों में छात्रवृत्ति भुगतान में हुई 
अनियमितताओं के लिए निगरानी थाना कांड संख्या -127 / 16 दिनांक 26.11.2016 दर्ज होने की सूचना निगरानी विभाग के 
पत्रांक 2756 दिनांक 06.12.2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी । उक्त के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण 
एवं अपील ) नियमावली, 2005 के नियम 9 ( ग) में निहित प्रावधानों के तहत श्री पासवान को विभागीय संकल्प ज्ञापांक 531 
दिनांक 16.01.2017 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था । 

2. अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी सम्यक विचारोपरांत श्री पासवान को संकल्प निर्गत की तिथि से 
निलंबन मुक्त किया जाता है । इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही पर अलग से निर्णय लिया जायगा । 

3. श्री पासवान सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार , पटना (पदस्थापन की प्रतीक्षा में ) में योगदान देंगे । 

4. निलंबन अवधि के संबंध में अलग से निर्णय लिया जायगा । 
आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी 
प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से ,, 
राम बिशुन राय , अवर सचिव । 


सं 0 08 / आरोप -01-117 / 2015, सा ० प्र०-15717 


संकल्प 
शुद्धि - पत्र 

20 नवम्बर 2019 
श्री विनोद कुमार ठाकुर , बि ०प्र ० से०, कोटि क्रमांक -567 / 11 विशेष भू- अर्जन पदाधिकारी , गंडक योजना, 
मुजफ्फरपुर के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक -14169 दिनांक 16.10.2019 द्वारा (i) निन्दन (ii) संचयी प्रभाव से कालमान 
वेतन में दो प्रक्रम पर अवनति का दंड संसूचित किया गया । उक्त संकल्प के कंडिका-( 3) (i) में अंकित "निन्दन " के स्थान 
पर "निन्दन ( आरोप वर्ष -2011 से 2014) ” पढ़ा जाय । 

2. शेष यथावत् रहेगा । 
आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी 
प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से ,, 
राम बिशुन राय, अवर सचिव । 


बिहार गजट , 18 दिसम्बर 2019 


21 


सं 0 08 / आरोप - 01-25 / 2014, सा ०प्र०-15185 


संकल्प 


8 नवम्बर 2019 


श्री संजय कुमार, बि ०प्र ० से०, ( कोटि क्रमांक -1112 / 11) के विरूद्ध वरीय उप समाहर्ता - सह - प्रभारी जिला योजना 
पदाधिकारी, मधुबनी के पदस्थापन काल में सांसद स्थानीय विकास योजना अन्तर्गत सौर ऊर्जा संयंत्रों के क्रय एवं अधिष्ठापन 
में वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितता बरतने संबंधी आरोपों के लिए योजना एवं विकास विभाग , बिहार, पटना के 
पत्रांक -4679 दिनांक 30.10.2013 द्वारा आरोप प्रपत्र क अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ । 

उक्त प्रतिवेदित आरोप पत्र की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक -18138 दिनांक 27.11.2013 द्वारा श्री कुमार 
से स्पष्टीकरण की माँग की गयी । श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण (दिनांक 11.06.2014) की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय 
पत्रांक -12939 दिनांक 17.09.2014 द्वारा जिला पदाधिकारी, मधुबनी से मंतव्य की माँग की गयी । जिला पदाधिकारी, मधुबनी 
के पत्रांक -1006 दिनांक 30.03.2015 द्वारा प्राप्त मंतव्य में श्री कुमार के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया । 

योजना एवं विकास विभाग , बिहार, पटना द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप पत्र के आधार पर विभागीय 
स्तर पर पुनर्गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप - पत्र की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक -7824 
दिनांक 01.06.2016 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी । श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण (दिनांक 16.05.2017) 
की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक -11155 दिनांक 30.08.2017 द्वारा जिला पदाधिकारी, मधुबनी से मंतव्य की माँग 
की गयी । स्मारोंपरांत जिला पदाधिकारी, मधुबनी से मंतव्य अप्राप्त रहा । तत्पश्चात श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप - पत्र, 
प्राप्त स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, मधुबनी से पूर्व में प्राप्त मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की 
गयी तथा आरोपों की विस्तृत जाँच की आवश्यकता पायी गयी । 

अतएव सम्यक विचारोपरांत श्री संजय कुमार, बि ० प्र ० से ०, कोटि क्रमांक -1112 / 11 के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की 
विस्तृत जाँच बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली -2005 के नियम 17 (2 ) के प्रावधानों के तहत 
कराने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है । इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी आयुक्त, दरभंगा 
प्रमंडल, दरभंगा एवं प्रस्तुतीकरण / उपस्थापन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा नामित कोई वरीय पदाधिकारी 


- 


होगें । 


श्री कुमार से अपेक्षा की जाती है वे अपने बचाव बयान के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा की संचालन 
पदाधिकारी अनुमति दे, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होगें । 
आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी 
प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से ,, 
राम बिशुन राय, अवर सचिव । 


सं 0 27 / नि ० या०-11-03 / 2019 , सा ० प्र ०,--15912 


संकल्प 


22 नवम्बर 2019 


श्री ओम प्रकाश प्रसाद, बि 0 प्र 0 से0 ( कोटि क्रमांक 499/11) तत्कालीन अपर समाहर्ता, बेगूसराय को निगरानी 
धावादल के द्वारा दिनांक 17.11.2018 को 6,00,000.00 ( छ: लाख ) रूप्या रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर आदर्श केन्द्रीय 
कारा, बेऊर (पटना) भेजे जाने तथा उनके विरूद्ध निगरानी थाना काण्ड सं ० 049/2018 दर्ज किये जाने की सूचना प्राप्त 
होने के उपरांत तत्कालीन अपर समाहर्ता, बेगूसराय, ( श्री ओम प्रकाश प्रसाद) को विभागीय संकल्प ज्ञापांक 16538 दिनांक 29 . 
12.2018 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2005 के नियम 9( )( क ) एवं ( ग) तथा 
नियम -9(2) में निहित प्रावधानों के तहत न्यायिक हिरासत की तिथि (दिनांक 17.11.2018) के प्रभाव से अगले आदेश तक के 
लिये निलंबित किया गया । उस समय निलंबित पदाधिकारी के काराधीन रहने के कारण कारामुक्त होने के उपरांत उनकी 
निलंबन अवधि के लिये मुख्यालय निर्धारित नहीं किया जा सका । 

आरोपित पदाधिकारी दिनांक 05.08.2019 को माननीय उच्च न्यायालय , पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में 
दिनांक 15.08.2019 से कारामुक्त हो गये हैं , किन्तु वे अभी भी निलंबन में ही है । 


22 


बिहार गजट , 18 दिसम्बर 2019 
निलंबन अवधि में श्री प्रसाद का मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, पूर्णियां प्रमंडल, पूर्णिया निर्धारित किया 
जाता है । 


आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी 
प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से .. 


राम बिशुन राय , अवर सचिव । 


अधीक्षक , 


सचिवालय 

मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 

39-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http : // egazette .bih.nic.in 


